सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

5 कार्तिक 1936 ( श० ) 
संख्या 554 राँची , सोमवार 

27 अक्टूबर , 2014 (ई० ) 


स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


संकल्प 
24 अक्टूबर , 2014 


विषय : झारखण्ड राज्य अवस्थित सरकारी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों, पारा मेडिकल कॉलेजों, फार्मेसी 

कॉलेज एवं नर्सिंग विदधालय में नामांकित बालिकाओं की शिक्षा नि : शुल्क करने के संबंध में । 


संख्या - 9/चि0महा0 -07- 23/ 2014- 221 ( 9) -- राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 15 अक्टूबर , 2014 को सम्पन्न 
बैठक की मद संख्या- 10 में लिए गए निर्णय के आलोक में झारखण्ड राज्य में अवस्थित सरकारी क्षेत्र के तीनों 
मेडिकल कॉलेजों/पारामेडिकल कॉलेजों , फार्मेसी कॉलेज एवं नर्सिंग विदधालय में नामांकित बालिकाओं की शिक्षा 
नि : शुल्क की जाती है । 
2. यह संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

बी0 के0 त्रिपाठी, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 554 -50 | 


